निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 श्रावण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 687 ) पटना , सोमवार , 23 जुलाई 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

11 मई 2018 
सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 6004 / सा०प्र० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 29117 
दिनांक 13.04. 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री भानु प्रताप सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हाजीपुर , 
वैशाली को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहरसा के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 6005 / सा०प्र० — महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 29117 
दिनांक 13.04. 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह II , ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) 
वर्तमान में अपर सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, सम्पर्क कार्यालय , विधि विभाग, नई दिल्ली को जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 6006 / सा०प्र० — महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 29117 
दिनांक 13.04. 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
मोतिहारी, पूर्वी चंपारण को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , 
खगड़िया के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 6007 / सा०प्र० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 29117 
दिनांक 13.04. 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री अमृत लाल यादव , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
मोतिहारी , पूर्वी चंपारण को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , 
सुपौल के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 6008 / सा0प्र0 — महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 29117 
दिनांक 13. 04. 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री ध्रुव नारायण यादव , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
मोतिहारी, पूर्वी चंपारण को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , 
बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 जुलाई 2018 


सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 6009 / सा०प्र० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 29117 
दिनांक 13.04. 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री कृष्ण मुरारी शरण , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
बेगूसराय को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , शिवहर के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 6010 / सा०प्र० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 29117 
दिनांक 13.04.2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री विनोद कुमार शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश - सह - पीठासीन पदाधिकारी, सीवान जेल के अन्तर्गत विशेष न्यायालय , सीवान को जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के रूप में नियुक्त , परन्तु वे अगले आदेश तक अपने 
वर्तमान दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे । 

सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 6011 / सा०प्र० — महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 29117 
दिनांक 13.04.2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
गोपालगंज को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , भागलपुर के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 6012 / सा०प्र० — महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 29117 
दिनांक 13.04.2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
हिलसा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , पूर्णियाँ के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 6013 / सा०प्र० — महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 29117 
दिनांक 13.04.2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री रामाकांत यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जहानाबाद 
को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , शेखपुरा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 6014 / सा0प्र0 - महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 29117 
दिनांक 13.04. 2018 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
मुजफ्फरपुर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेतिया के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शिवमहादेव प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 687 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


